SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
8 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 193 राँची , गुरुवार , 


राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड 


अधिसूचना 
28 फरवरी 2018 


संख्या : 03 नि0न0- 09 / 2017 रा0नि0आ0 : 286 – नगरपालिका निर्वाचन, 2018 के 
निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका )- सह -उपायुक्त , राँची के पत्रांक 1728(ii) / दिनांक 01 
जुलाई 2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर राँची जिलान्तर्गत जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी 
(नगरपालिका ) की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना सं0 743 दिनांक 24 अगस्त 2017 निर्गत किया गया है । 


पुनः जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( नगरपालिका )- सह- उपायुक्त , राँची के पत्रांक 
143(ii) / दिनांक 23 फरवरी 2018 द्वारा श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता, कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के 
स्थान पर श्रीमती गीता चौबे , उप निर्वाचन पदाधिकरी, राँची का संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्राप्त 
प्रस्ताव के आलोक में श्रीमती गीता चौबे, उप निर्वाचन पदाधिकरी, राँची को राँची नगर निगम एवं बुण्डू 
नगर पंचायत हेतु जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ( नगरपालिका ) के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हुए 
अधिसूचित किया जाता है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 8 मार्च, 2018 
नगरपालिका का पूर्व में नाम निर्दिष्ट जिला उप । वर्तमान में नाम निर्दिष्ट जिला 

निर्वाचन पदाधिकारी उप निर्वाचन पदाधिकारी 
( नगरपालिका) का नाम एवं । (नगरपालिका) का नाम एवं 
पदनाम 

पदनाम 


नाम 


नाम 


1 


राँची 


| राँची नगर निगम श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता , श्रीमती गीता चौबे, 
एवं बुण्डू नगर | कार्यपालक दण्डाधिकारी - सह- उप निर्वाचन पदाधिकरी - सह 
पंचायत जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी 

( नगरपालिका), राँची (नगरपालिका), राँची 


2. एतद द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 743 दिनांक 24 अगस्त 2017 को संशोधित समझा जाए 

एवं उक्त अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी । 


3. उपरोक्त प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 


ह० / -( अस्पष्ट ), 

सचिव , 
राज्य निर्वाचन आयोग, 
झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 193 -- 50 


